LAIRE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 157 राँची , बुधवार , 


11 मार्च, 2020 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
24 फ़रवरी , 2020 


, 


, 


संख्याः-9/ स्था विविध -32/ 2013 का ० 1381 झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम -87 के तहत श्री 
दिलीप कुमार साह, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्मिक, 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित निम्नलिखित शीर्षों के निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है : 

i. माँग सं०-33 मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप 
शीर्ष-04 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग । 

माँग सं०-37 मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-090 सचिवालय उप 
शीर्ष -11 राजभाषा विभाग । 

2. इस प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। 
3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ii . 


, 


सतीश कुमार जायसवाल , 
सरकार के अवर सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 157 -- 50 


